निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 245) 


19 ज्येष्ठ 1931 ( श० ) 
पटना, मंगलवार , 9 जून 2009 


कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग 


अधिसूचना 

18 मार्च 2009 
सं0 12 / प०( क0) - 1003 / 09का0 - 1932 — बिहार प्रशासनिक सेवा के अनुमंडल पदाधिकारी / समकक्ष 
स्तर के पदाधिकारी, श्री किशोरी पासवान , कोटि कमांक - 795 / 08, गृह जिला मुंगेर, सम्प्रति भूमि सुधार उप 
समाहर्ता, पकड़ीदयाल, पूर्वी चम्पारण को तुरंत के प्रभाव से स्थानांतरित / सेवा वापस लेते हुए अगले आदेश तक 
अनुमंडल पदाधिकारी, दरभंगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
2. उक्त स्थानान्तरण / पदस्थापन में भारत निर्वाचन आयोग की सहमति प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अतुल कुमार सिन्हा, 
सरकार के उप सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 245 -571+ 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


